( सं ० पटना 20 ) 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 

असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


13 पौष 1944 ( श o ) 

पटना मंगलवार 3 जनवरी 2023 


मद्य निषेध , उत्पाद एवं निबंधन विभाग 
( निबंधन ) 


3. यह अधिसूचना निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा । 


निबंधन संख्या पी 0 टी0-40 


अधिसूचना 
2 जनवरी 2023 


सं ० FW - 1723 / 13 / 2022 - SEC - 9-25- निबंधन अधिनियम , 1908 की धारा 5 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का 
प्रयोग करते हुए सारण ( छपरा ) जिलान्तर्गत अवर निबंधन कार्यालय , सोनपुर के नगर पंचायत क्षेत्राधिकार से दरियापुर अंचल के राजस्व ग्राम 
( मौजा ) पोझी , पोरई , सैदपुर , महमदपुर , किसुन दास , मस्ती चक , विसाही , मखदूमपुर कुंआरी , नसोचक , स्राय मुजफ्फर , सरायसाहो एवं 
पेरिफेरल क्षेत्र ( नगर पंचायत परसा ) से संबंधित राजस्व ग्राम ( मौजा ) बेला , सुन्दरपुर , नाथा छपरा , हरना , हरिहरपुर , मुजौना तथा ग्रामीण क्षेत्र 
से संबंधित मौजा भेटवलीया , लोहछा , डेरनी , कोठिया ( थाना सं0- 311 ) , कोठिया ( थाना सं0- 315 ) , ककरहट , पुरदिलपुर , महम्मदपुर , सरनाथ 
चक , राजापुर , रामजीत पुर , धुमल पट्टी , विश्वम्भरपुर , पुरणा डीह , परशुरामपुर , समसपुरा , छोटका बनेया , बड़का बनेया , दरियापुर , ईब्राहीमपुर 
एवं केवटिया को हटाकर अवर निबंधन कार्यालय , परसा के क्षेत्राधिकार में सम्मिलित किया जाता है । 

2. उक्त के फलस्वरूप अवर निबंधन कार्यालय , सोनपुर एवं अवर निबंधन कार्यालय , परसा का क्षेत्राधिकार पुनर्गठित किया 

जाता है । 


बिहार- राज्यपाल के आदेश से , 
निरंजन कुमार , 

सरकार के उप सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 

बिहार गजट ( असाधारण ) 20-571 + 10 - डी ० टी ० पी ० । 

Website : http://egazette.bih.nic.in 


